निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 611 ) 


___ 1 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 23 जुलाई 2014 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

8 जुलाई 2014 
सं० प्र02 / बोर्ड विविध - 40 / 2012 - 17 - विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ओ0 एम0 संख्या - 20 / 11 / 
2012 - ए0पी0डी0आर0पी0 दिनांक 05.10.2012 के आलोक में राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय पुर्नसंरचना 
योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर तथा केन्द्र स्तर पर मोनिटरिंग हेतु एक कमिटी का गठन किया जाना 
है । विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा -निदेश के अनुसार वित्तीय पुर्नसंरचना योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु 
राज्य स्तरीय मोनिटरिंग कमिटी का गठन State Level Monitoring Committee का गठन निम्न प्रकार किया 


जाता है : 


| 1. 


अध्यक्ष 


सदस्य सचिव 


सदस्य 


| मुख्य सचिव , बिहार, पटना 

सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना 
प्रबंध निदेशक , 
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना । 
प्रबंध निदेशक , 
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना । 


सदस्य 


प्रतिनिधि , केनरा बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना 


सदस्य 


प्रतिनिधि, रिजर्वबैंक ऑफ इंडिया , पटना 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 जुलाई 2014 
प्रतिनिधि , 
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA ) नई दिल्ली । 


सदस्य 


उपर्युक्त कमिटी द्वारा बिहार राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय पुर्नसंरचना योजना की प्रगति की 
त्रैमासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन Central Level Monitoring Committee को भेजेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कामेश्वर शुक्ला, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 611 -571 + 100-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


